सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 वैशाख , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 417 राँची, शुक्रवार , 


24 मई , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
20 मई , 

2019 


संख्या-1/ सी०-201/ 2017 का .- 3840-- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन 
मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के पत्रांक -36/01/2019- EO (SM-I)(4), दिनांक 10.04.2019 के आलोक में 
प्रधान सचिव , गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड ( अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव , कार्मिक, प्रसु० 
तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड तथा प्रधान सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड ) के 
पद पर पदस्थापित श्री एस ० के ० जी ० रहाटे, भा.प्र.से. ( झाः 1990 ) को दिनांक 20.05.2019 के अपराह्न से 
अतिरिक्त सचिव , विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली के पद पर योगदान करने हेतु विरमित किया 
जाता है । 


- 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 417 50 


